निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 985 ) पटना , सोमवार , 26 अगस्त 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2019 
सं 22 / नि०सि०( सम० ) - 02 - 09 / 2014 / 1435 - श्री रणविजय प्रसाद सिंह (ID - 1901 ), तत्कालीन 
कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0 – 2, झंझारपुर संप्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थे तब आपके 
विरूद्ध कतिपय आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43( बी0 ) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक - 145 दिनांक 
20.09. 2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं 
सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री प्रसाद, सेवानिवृत 
कार्यपालक अभियंता से विभागीय पत्रांक - 2448 दिनांक 28. 11.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । तदालोक में श्री 
प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण – पृच्छा का जवाब दिया गया । श्री प्रसाद के द्वितीय कारण – पृच्छा के जवाब की समीक्षा 
विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि मामला कालबाधित है । 

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रणविजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण 
प्रमंडल सं0 - 02, झंझारपुर संप्रति सेवानिवृत के मामले को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

उक्त निर्णय श्री रणविजय प्रसाद सिंह , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0 - 02 , 
झंझारपुर संप्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 985 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


